निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


नि 


संख्या 03 


25 पौष 1941 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

15 जनवरी 2020 ( ई 0 ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-7 
भाग - 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0 , आई 0 एससी 0 , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी 0 , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी 0 , लॉ भाग -1 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , 

बी 0 एस 0 ई 0 , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


और 2 , 


भाग - 5 -बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग - 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम , भारत गजट । और राज्य गजटों के 
उद्धरण । 


भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


- 


8-8 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट, 15 जनवरी 2020 


भाग -1 


नियुक्ति , 


पदस्थापन , बदली , 


शक्ति , 


छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

7 जनवरी 2020 
सं 0 03 / ADB-12-01/ 2014-30-- बिहार राज्य अंतर्गत जलापूर्ति तथा सिवरेज योजनाओं के निर्माण हेतु बिहार 
शहरी विकास इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ( BUDIP )-Loan NO-.3612 -IND के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक ( ADB) सम्पोषित 
परियोजनाओं के निरीक्षण एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु BUDIP के अंतर्गत राज्य स्तरीय Steering Committee 
का गठन निम्नवत किया जाता है: 
क्र ० सं ० पदनाम 

धारित पद 
विकास आयुक्त, बिहार 

अध्यक्ष 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार 

सदस्य 
प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग , बिहार 

सदस्य 
04 प्रधान सचिव / सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग , बिहार 

सदस्य सचिव 
प्रबंध निदेशक, बुडको, बिहार (PMU/ ADB ) 

सदस्य 


01 


02 


03 


05 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह0 ) अस्पष्ट , विशेष सचिव - सह -निदेशक । 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचनाएं 

3 दिसम्बर 2019 
सं0 बि ० वि ० वि ० स०-02/ 2015-134/वि ० स० ।-- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सभा 
सचिवालय की अधिसूचना संख्या -758 , दिनांक -28 मार्च, 2019 के क्रम में श्री रणधीर कुमार सोनी , स ० वि ० स ० , क्षेत्र संख्या-169 , 
शेखपुरा को वर्ष 2019-20 के लिए गठित बिहार विरासत विकास समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य मनोनीत किया जाता है । 

अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से माननीय सदस्य श्री रणधीर कुमार सोनी , पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति 
के सदस्य नहीं रहेंगे । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

बटेश्वर नाथ पाण्डेय , सचिव । 


. 


12 दिसम्बर 2019 
सं 0 2 स्था०-01/19-2754/वि ० स ०।-- श्री मधुप कुमार, वरीय प्रतिवेदक , बिहार विधान सभा सचिवालय का महालेखाकार 
( लेखा एवं हकदारी ) का कार्यालय , बिहार , पटना से प्राप्त पत्रांक- LR No. - 0734/ 2019-2020 के आलोक में बिहार सेवा 
संहिता के नियम -230 एवं 248 ( क ) के तहत दिनांक -13.11.2019 से 29.11.2019 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है 
। उक्त संहिता के नियम -159 के तहत दिनांक -30.11.2019 एवं 01.12.2019 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति 
दी जाती है । इसके पश्चात इनके उपार्जित छुट्टी कोष में 283 दिनों का छुट्टी शेष है । 

आदेश से , 
विमलेन्दु भूषण कुमार , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2020 


3 


16 दिसम्बर 2019 
सं 0 2 स्था०-166/ 2018-2806/वि ० स ० ।-- श्री राज किशोर प्रसाद , अवर सचिव , बिहार विधान सभा , पटना , जो वेतन 
स्तर -11 में 69,700/ - ( उनहत्तर हजार सात सौ ) रूपये प्रतिमाह वेतन पाते हैं , को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल ० टी ० सी ० 
नियमावली 1986 तथा इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्र सं0-4252 , दिनांक -22.06.2000 की कंडिका -20 
एवं संकल्प सं०-8043 , दिनांक -11.10.2017 की कंडिका- G के अंतर्गत ब्लॉक वर्ष- 2018-21 में एल ० टी ० सी ० सुविधा के तहत 
दिनांक -09.01.2020 से 15.01.2020 तक पटना से चेन्नई ( तमिलनाडु ) एवं चेन्नई ( तमिलनाडु ) से पटना की यात्रा के निमित 
दिनांक- 09.01.2020 , 10.01.2020 , 13.01.2020 एवं 14.01.2020 को आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक -15.01.2020 को 
प्रतिबंधित अवकाश की स्वीकृति एवं दिनांक -11.01.2020 एवं 12.01.2020 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति 
प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 
विमलेन्दु भूषण कुमार , अवर सचिव । 


16 दिसम्बर 2019 
सं 0 2 स्था०-267/ 17-2808/ वि ० स० ।-- श्री संजय कुमार , अवर सचिव , बिहार विधान सभा, पटना , जो वेतन स्तर -11 में 
71,800/ - ( इकहत्तर हजार आठ सौ ) रूपये प्रतिमाह वेतन पाते हैं , को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल० टी ० सी ० नियमावली, 1986 
तथा इस संबंध में वित्त विभाग , बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या-4252 , दिनांक -22.06.2000 की कंडिका -20 एवं संकल्प 
संख्या -8043 , दिनांक -11.10.2017 की कंडिका- G के अन्तर्गत ब्लॉक वर्ष 2018-21 में एल ० टी ० सी ० सुविधा के तहत दिनांक 
26.12.2019 से 31.12.2019 तक पटना से बंगलूरू ( कर्नाटक ) एवं बंगलूरू ( कर्नाटक ) से पटना की यात्रा के निमित्त दिनांक -26.12. 
2019, 27.12.2019, 30.12.2019 एवं 31.12.2019 को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति एवं दिनांक -28.12.2019 एवं 29.12. 
2019 को सार्वजनिक अवकाश का उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 
विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

6 जनवरी 2020 
सं 0 6 / प ० सृ०-19-01 / 2019-22 -- सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना के संकल्प संख्या -10000 दिनांक 10. 
07.2015 द्वारा संविदा के आधार पर सेवा निवृत्त कर्मियों की सेवा लेने के संबंध में दिशा -निर्देश निर्गत किया गया है । उक्त 
संकल्प की कंडिका -3(3)(क ) के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की दिनांक 16.12.2019 
की सम्पन्न बैठक में श्री अरूण कुमार वर्मा, ( जन्म तिथि -29.01.1959 सेवानिवृति की तिथि -31.01.2019) सेवानिवृत्त राज्य - कर 
विशेष आयुक्त को वाणिज्य कर विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या -1689 दिनांक 10.06.2019 के प्रावधानों अन्तर्गत कर विशेषज्ञ 
के पद के विरूद्ध संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता है । यह पद स्थायी स्थापना का भाग नहीं होगा । 

2. संविदा पर नियोजित होने वाले कर विशेषज्ञ श्री वर्मा का मासिक मानदेय सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त मूल 
वेतन + सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृत्ति के 
समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा परन्तु पेंशन पर 
महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा । मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में 
कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी । नियोजन की अवधि में सरकारी कार्यवश यात्रा किए जाने की स्थिति में यात्रा भत्ता 
एवं दैनिक भत्ता उस दर से अनुमान्य होगा जो उनके धारित पद के लिए एक नियमित सरकारी सेवक को अनुमान्य है । 

3. मानदेय का भुगतान स्थापना शाखा के मुख्य बजट शीर्ष -2043 राज्य वस्तु एवं सेवा कर, उप मुख्य शीर्ष -00 , 
लघु शीर्ष -001 निदेशन और प्रशासन , माँग संख्या 17, उप शीर्ष -0001 निदेशन अन्तर्गत -28 02 संविदा सेवाएँ इकाई मतदेय 
में उपबंधित राशि से किया जायेगा । 

4. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या -10000 दिनांक 10.07.2015 के कंडिका -7(5) के अनुसार श्री वर्मा को 
आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा । 

5. यह नियोजन योगदान की तिथि से दो वर्षों के लिए होगा । 

6. इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय - समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर 
इनकी संविदा रद्द की जायेगी । 


- 


- 


4 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2020 


7. श्री वर्मा के विरूद्ध किसी प्रकार के आरोप की सूचना प्राप्त होने पर नियोजन रद्द हो जायेगा । 
8. श्री वर्मा अधिसूचना निर्गमन की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जनक राम , उप – सचिव । 


पत्र सं0-2 / थाना - 10-21 / 2018 गृ 0 आ0-43 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा ) 


सेवा में , 

महालेखाकार ( ले ० एवं ह 0 ) 

वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना । 
द्वारा : -वित्त विभाग 

पटना, दिनांक 03 जनवरी 2020 
विषयः- मधुबनी जिला के लौकही थानान्तर्गत नरहिया बाजार में पुलिस चौकी का सृजन एवं उसके संचालन हेतु विभिन्न 
कोटि के कुल -08 ( आठ) पदों के सृजन की स्वीकृति । 


आदेश: - स्वीकृत । 


लौकही थानान्तर्गत ग्राम नरहिया के उत्तर लगभग 13 कि 0 मी 0 की दूरी पर लौकही थाना, दक्षिण - पश्चिम 16 
कि 0 मी 0 पर घोघरडीहा थाना, पश्चिम 05 कि 0 मी 0 पर फुलपरास थाना, पूरब - पश्चिम 12 कि 0 मी 0 पर निर्मली (सुपौल जिला) 
थाना अवस्थित है । इस गाँव के अगल - बगल दो नेशनल हाईवे- एन 0एच0 104 और एन ० एच0 57 स्थित है । नेपाल देश एवं 
सुपौल जिला के कोशी क्षेत्र नजदीक होने के कारण अपराधिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र काफी संवेदनशील है । अतः सुरक्षा का 
माहौल कायम करने के लिए नरहिया में पुलिस चौकी का सृजन किया जा रहा है । 

2. अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण, सुरक्षा एवं विधि -व्यवस्था के संधारण हेतु मधुबनी जिलान्तर्गत लौकही 
थानान्तर्गत नरहिया बाजार में पुलिस चौकी का सृजन एवं उसके संचालन हेतु निम्नांकित कुल 08 ( आठ) पदों के सृजन की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है : 

वेतन स्तर (Level ) 

पदों की संख्या 


क्र ० 


पदनाम 


1 . 


पुलिस अवर निरीक्षक 


L - 6 


01 


2 . 


सहायक पुलिस अवर निरीक्षक 


L - 5 


02 


3 . 


हवलदार 


L - 4 


01 


4 . 


सिपाही 


L - 3 


04 


कुल पद 


08 ( आठ) 


3. मधुबनी जिला के लौकही थानान्तर्गत नरहिया बाजार में पुलिस चौकी का सृजन एवं उसके संचालन हेतु विभिन्न 
कोटि के कुल -08 ( आठ) पदों के सृजन पर होने वाला अनुमानित वार्षिक व्यय कुल -34,37,912 / - ( चौतीस लाख सैंतीस 
हजार नौ सौ बारह ) रूपये मात्र है । व्यय विवरणी संलग्न है । 

( परिशिष्ट - क ) 
4. उपर्युक्त राशि की निकासी मांग सं0-22, विपत्र कोड- N - 2055001090001 

मुख्य 

शीर्ष 
संख्या- 2055 - पुलिस -109, जिला पुलिस -0001 जिला कार्यकारी दल के अन्तर्गत उपबंधित राशि से की जायेगी तथा इसके 
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक , मधुबनी होंगे । इससे संबंधित राशि की निकासी जिला कोषागार, 
की जायेगी । 


मधुबनी से 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2020 


5 


। 


5. नरहिया पुलिस चौकी के अन्तर्गत पड़ने वाले गाँवों की सूची संलग्न है । 

( परिशिष्ट - ख ) 
6. ओ0 पी 0 एवं पदों के सृजन में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है 

आदेश से . 

ईश्वर चन्द्र सिन्हा, अपर सचिव । 

परिशिष्ट - क 
मधुबनी जिला के लौकही थानान्तर्गत नरहिया बाजार में पुलिस चौकी का सृजन एवं उसके संचालन हेतु विभिन्न 
कोटि के कुल -08 ( आठ) पदों पर होने वाले व्यय का अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी : 


क्र ० 


पदों की सं 0 

01 


मूल 

वेतन 
35400 


1 . 


- 


॥ 


पदनाम 
पुलिस अवर निरीक्षक 
सहायक पुलिस अवर निरीक्षक 

हवलदार 
सिपाही 


02 


29200 


वार्षिक व्यय 
35400X1X12 = 424800 
29200X2X12 = 700800 
25500X1X12 = 306000 
21700X4X12 = 1041600 


01 


25500 


- 


04 


21700 


V 


कुल 


08 


योग : 


2473200 


2 . 


296784 


3 . 


8X1000X12 


96000 


4 . 


98928 


महंगाई भत्ता - सभी वेतन के योग का 12 % 
चिकित्सा भत्ता – सभी कोटि को 1000 रु 0 प्रतिमाह 
मकान किराया भत्ता -4 % 
राशन मनी भत्ता - पदों के लिए 3000 , 
वाहन भत्ता- (1) क्रमांक | एवं || को @ 2500 रु 0 प्रतिमाह 

(II) क्रमांक III एवं IV को @ 200 रु 0 प्रतिमाह 


5 . 


288000 


6 . 


8X3000X12 
2500X3X12 
200X5X12 


90000 


12000 


7 . 


33000 


वर्दी भत्ता-(1) क्रमांक | एवं || को @ 11000 रु0 वार्षिक 

(II) क्रमांक III एवं IV को @ 10000 रु 0 वार्षिक 


11000X3 

10000X5 


50000 


34,37,912 


कुल 

योग 
( चौंतीस लाख सैंतीस हजार नौ सौ बारह) रुपये मात्र । 


आदेश से . 


ईश्वर चन्द्र सिन्हा, अपर सचिव । 

परिशिष्ट - ख 
मधुबनी जिला के लौकही थानान्तर्गत नरहिया ओ 0 पी 0 के अन्तर्गत पड़ने वाले गाँवों की सूची 


क्र ० 


पंचायत का नाम 


गाँवों का नाम 


हिन्दी 
1. बनगामा 


1 . 


बनगामा उत्तरी 
Bangama Uttari 


अंग्रेजी 
1. Bangama 
2. Auraha 


2. औरहा 


2 . 


1. झिटकी 


बनगामा दक्षिणी 
Bangama Dakshini 


2. भुतहा 
3. बलुआहा 


4. नवटोली 
5. मेनहा 
6. टोल 
7. पिपराही 
8. मखनाहा 


1. Jhitki 
2. Bhutaha 
3. Baluaha 
4. Navtoli 
5. Menha 
6. Tol 
7. Piprahi 
8. Makhnaha 


6 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2020 


3. 


नरहिया उत्तरी 
Narahiya Uttari 


1. महदेवा 
2. भगवानपुर 
3. सोहपुर 
4. खिखरीपट्टी 
5. मांगनपटी 
6. चिकनी टोल 


4 . 


नरहिया दक्षिणी 
Narahiya Dakshini 


1. Mahdeva 
2. Bhagwanpur 
3. Sohpur 
4. Khikhripatti 
5. Manganpatti 
6. Chikni Tol 
1. Sanpatti 
2. Narahiya Bazar 
3. Chatara Patti 
4. Nanpatti 
5. Narahiya Got Tol 
1. Sakhuwa 


1. सनपट्टी 
2. नरहिया बाजार 
3. चतरा पट्टी 
4. ननपट्टी 
5. नरहिया गोट टोल 


5 . 


1. सखुवा 


बेलही भवानीपुर 
Belhi Bhawanipur 

छजना 
Chhajna 


6 . 


1. छजना 
2. भपटियाही 
3. सखुआ 
4. कदमपुरा 
5. तेलियारी 
6. चतरापट्टी 


1. Chhajna 
2. Bhaptiyahi 
3. Sakhuaa 
4. Kadampura 
5. Teliyari 
6. Chatara Patti 
1. Majhaura 


7 . 


1. मझौड़ा 


8 . 


1. लक्ष्मीनिया 


1. Lakshminiya 


परसा उत्तरी 
Parsa Uttari 

परसा दक्षिणी 
Parsa Dakshini 

रामनगर 
Ramnagar 


9 . 


1. बैरियाही 


1. Bairiyahi 


आदेश से . 


ईश्वर चन्द्र सिन्हा, अपर सचिव । 


Home Department 
( Police Branch ) 


NOTIFICATION 

The 7th January 2020 
No. 7 /CCA - 1026 /2001 H (P )-100 ---Consequent upon transfer of Hon ble Mr. Justice 
Rakesh Kumar, Patna High Court, who was Chairman of the Advisory Board , it is expedient to 
re- constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts : 

1. Bihar Control of Crimes Act, 1981 
2. National Security Act, 1980 

3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 
and 

4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1988 . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred under the provision of the above 
Acts , the State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board for above mentioned 
Acts as follows : 
Hon ble Mr. Justice Shri Dinesh Kumar Singh 

Chairman 
Hon ble Mr. Justice Shri Aditya Narayan Chaturvedi (Retd .) Member 
Hon ble Justice Smt. Rekha Kumari (Retd .) 

Member 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2020 


7 


The reconstitution will come into effect with the issue of the notification 

By the order of the Governor of Bihar, 
Ranjan Kumar Sinha , Special Secretary. 


गृह 

विभाग 
(विशेष शाखा) 


आदेश 

31 दिसम्बर 2019 
सं ० एल / एच ० जी०-14-22 / 2019-13658 / सी ० -- श्री सैयद जावेद अख्तर, सेवानिवृत जिला समादेष्टा , बिहार 
गृह रक्षा वाहिनी, किशनगंज के दिनांक -31.01.2019 के अपराह्न में सेवानिवृति के फलस्वरूप वित्त विभाग , बिहार, पटना के 
पत्रांक -1829 वि ०(2), दिनांक -07.04.2005 के आलोक में वित्त ( वैदा०नि ० को ०) विभाग , बिहार, पटना के ज्ञापांक -1685( 23 ), 
दिनांक -31.10.2019 द्वारा संसूचित अवकाश आदेयता के आधार पर 208 ( दो सौ आठ ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश 
के समतुल्य नकद राशि के 

भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
2. इस आदेश में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

आदेश से , 
विमलेश कुमार झा , अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

43-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


8 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2020 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 


सं 0 34 - मैं विकास जैन ( Vikash Jain) पिता श्री संतोष जैन , मुहल्ला- तीसरा तल्ला, खेमका भवन, पीएमसीएच के सामने , 
अशोक राजपथ, पो 0 - बांकीपुर, थाना - पीरबहोर , जिला -पटना 800004 राज्य बिहार शपथ पत्र सं0 18508 , दिनांक 29.11.2019 के द्वारा घोषणा करता 
हूं कि शपथ पत्र के दिन से मैं विकास गैहलड़ा जैन के नाम से ही जाना व पहचाना जाऊंगा । 

विकास जैन । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 43-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


